रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


Sad 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 3693] 
No. 3693 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 14 , 2019 / कार्तिक 23 , 1941 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 14 , 2019 /KARTIKA 23 , 1941 


वित्त मंत्रालय 
( वित्तीय सेवाएं विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 2019 


का . आ.4106 (अ).- केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की 
उप -धारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का. आ . 6254 
( अ) 21 दिसंबर, 2018 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण 
बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) का पंजाब नेशनल बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , अर्थात “ दक्षिण बिहार 
ग्रामीण बैंक”, जिसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा , के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है । 


___ अतः, अब केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 (1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि प्रायोजित मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के 
परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं , 1 जनवरी, 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की 
धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 


[ फा .सं . 7/ 8/ 2017- आरआरबी( 1)] 


सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव 


5891 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Financial Services) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2019 
S . O . 4106 (E ). - Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of 
Financial Services number S . O . 6254 ( E ), dated the 21st December, 2018 issued under sub -section (1 ) of section 23 A of 
the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Madhya 
Bihar Gramin Bank and Bihar Gramin Bank (Regional Rural Banks ), sponsored by the Punjab National Bank and UCO 
Bank into a single Regional Rural Bank called as the “ Dakshin Bihar Gramin Bank ” with its Head Office at Patna under 
the sponsorship of Punjab National Bank . 

___ Now, therefore,in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st January , 2019 , the Madhya Bihar Gramin 
Bank and Bihar Gramin Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand dissolved and this 
direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act. 

[ F. No .7/ 8/ 2017- RRB (1) ] 

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019 


का . आ . 4107 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उप -धारा 
( 1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 291( अ) 11 जनवरी , 2019 
द्वारा बैंक ऑफ इंडिया और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक ( क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक) का बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक , जिसका प्रधान 
कार्यालय इंदौर में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है। 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेन्ट्रल मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य 
करना बंद कर चुके हैं , 1 अप्रैल , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल 
बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 


[ फा . सं . 7/ 8/ 2017- आरआरबी ( 2)] 


सुचीन्द्र मिश्र , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th November, 2019 
S . O . 4107 ( E ). — Whereas , by notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of 
Financial Services number S . O . 291(E ), dated the 11th January , 2019 issued under sub -section (1 ) of section 23 A of the 
Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Narmada 
Jhabua Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank (Regional Rural Banks ), sponsored by the Bank of India 
and Central Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the “Madhya Pradesh Gramin Bank ” with its Head 
Office at Indore under the sponsorship of Bank of India . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st April, 2019, the Narmada Jhabua Gramin 
Bank and Central Madhya Pradesh Gramin Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand 
dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said 
Act . 


[ F. No. 7/ 8 / 2017- RRB( 2 )] 


SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy. 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 2019 
का . आ.4108 (अ). - केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21 ) की धारा 23क 
की उप - धारा ( 1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
984( अ ) 22 फरवरी, 2019 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित सर्व यू. पी . ग्रामीण बैंक और प्रथमा 
बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) का पंजाब नेशनल बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , अर्थात प्रथमा यू. पी . 
ग्रामीण बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय मुरादाबाद में होगा , के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि सर्व यू. पी . ग्रामीण बैंक और प्रथमा बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य 
करना बंद कर चुके हैं, 1 अप्रैल, 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी 
प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा । 

[ फा . सं. 7/8/2017 - आरआरबी(3)] 

सुचीन्द्र मिश्र , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th November, 2019 
S . O . 4108 ( E ) . — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department 
of Financial Services number S . O . 984 ( E ), dated the 22nd February , 2019 issued under sub -section (1 ) of section 23 A of 
the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Sarva 
U .P . Gramin Bank and Prathama Bank (Regional Rural Banks ), sponsored by the Punjab National Bank and Syndicate 
Bank into a single Regional Rural Bank called as the “ Prathama U . P . Gramin Bank ” with its Head Office at Moradabad 
under the sponsorship of Punjab National Bank . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st April, 2019 , the Sarva U . P . Gramin Bank and 
Prathama Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand dissolved and this direction shall 
take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act. 

[ F. No. 7/ 8 / 2017 - RRB( 3 )] 


SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019 


का . आ .4109( अ) . - केन्द्रीय सरकार ने , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21 ) की धारा 23क 
की उप-धारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
449( अ ) 25 जनवरी , 2019 द्वारा बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त और 
इलाहाबाद यू. पी . ग्रामीण बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का बैंक ऑफ इंडिया के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 
अर्थात आर्यावर्त बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त और इलाहाबाद यू. पी . ग्रामीण बैंक, जो समामेलन 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं , 1 अप्रैल , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की 
धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 

[ फा .सं. 7/8/ 2017 - आरआरबी(4)] 

सुचीन्द्र मिश्र , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2019 
S .O . 4109 (E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of 
Financial Services number S . O . 449 ( E ), dated the 25th January , 2019 issued under sub - section ( 1 ) of section 23 A of the 
Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Gramin 
Bank of Aryavart and Allahabad UP Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Bank of India and 
Allahabad Bank into a single Regional Rural Bank called as the “ Aryavart Bank ” with its Head Office at Lucknow under 
the sponsorship of Bank of India . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the CentralGovernment hereby directs that with effect from the 1st April , 2019 , the Gramin Bank of Aryavart and 
Allahabad UP Gramin Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand dissolved and this 
direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act. 

[ F. No . 7 / 8/ 2017- RRB( 4) ] 

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 नवम्बर, 2019 


का . आ. 4110( अ) . - केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 (1976 का 21) की धारा 23क 
की उप -धारा ( 1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
983( अ) 22 फरवरी , 2019 द्वारा केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक और कावेरी 
ग्रामीण बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) का केनरा बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , अर्थात कर्नाटक ग्रामीण 
बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय बेल्लारी में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक और कावेरी ग्रामीण बैंक , जो समामेलन के 
परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं , 1 अप्रैल , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 
26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 


[ फा . सं . 7/ 8/ 2017 - आरआरबी( 5 )] 


सुचीन्द्र मिश्र , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November , 2019 
S . O . 4110 ( E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of 
Financial Services number S . O . 983 (E ), dated the 22nd February , 2019 issued under sub -section (1 ) of section 23 A of 
the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Pragathi 
Krishna Gramin Bank and Kaveri Grameena Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Canara Bank and State 
Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the “ Karnataka Gramin Bank ” with its Head Office at Ballari 
under the sponsorship of Canara Bank . 


[ भाग II - खण्ड 


3(ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st April , 2019 , the Pragathi Krishna Gramin 
Bank and Kaveri Grameena Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand dissolved and 
this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act. 

[ F. No . 7/ 8/ 2017- RRB(5 )] 
SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 नवम्बर, 2019 
का . आ .4111 ( अ) . - केन्द्रीय सरकार ने , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21) की धारा 23क 
की उप -धारा (1 ) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
567( अ) 31 जनवरी , 2019 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड 
ग्रामीण बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) का भारतीय स्टेट बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात झारखंड 
राज्य ग्रामीण बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय रांची में होगा, के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है वनांचल ग्रामीण बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक , जो समामेलन के परिणामस्वरूप 
कार्य करना बंद कर चुके हैं , 1 अप्रैल , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट 
किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 


[ फा .सं . 7/8/ 2017- आरआरबी( 6)] 


सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2019 
S . O . 4111( E ). — Whereas , by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of 
Financial Services number S . O . 567( E), dated the 31st January, 2019 issued under sub -section ( 1 ) of section 23 A of the 
Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Vananchal 
Gramin Bank and Jharkhand Gramin Bank (Regional Rural Banks ), sponsored by the State Bank of India and Bank of 
India into a single Regional Rural Bank called as the “ Jharkhand Rajya Gramin Bank ” with its Head Office at Ranchi 
under the sponsorship of State Bank of India . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st April, 2019 , the VananchalGramin Bank and 
Jharkhand Gramin Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand dissolved and this 
direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act. 

[ F. No. 7/ 8 / 2017 - RRB( 6 )] 

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 2019 
का . आ . 4112 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क 
की उप -धारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
476( अ ) 28 जनवरी , 2019 द्वारा इंडियन बैंक और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा प्रायोजित पल्लवन ग्रामा बैंक और 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


पांडियन ग्रामा बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) का इंडियन बैंक के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात तमिल 
नाडु ग्रामा बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय सेलम में होगा , के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है । 


अतः , अब केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है पल्लवन ग्रामा बैंक और पांडियन ग्रामा बैंक, जो समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य 
करना बंद कर चुके हैं , 1 अप्रैल , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी 
प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 

[ फा . सं. 7/8/ 2017- आरआरबी(7)] 

सुचीन्द्र मिश्र , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2019 
S .O . 4112 ( E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of 
Financial Services number S .O . 476 ( E ), dated the 28th January , 2019 issued under sub - section (1 ) of section 23 A of the 
Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Pallavan 
Grama Bank and Pandyan Grama Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Indian Bank and Indian Overseas 
Bank into a single Regional Rural Bank called as the " Tamil Nadu Grama Bank ” with its Head Office at Salem under the 
sponsorship of Indian Bank . 

___ Now, therefore,in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st April, 2019 , the Pallavan Grama Bank and 
Pandyan Grama Bank, which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand dissolved and this direction 
shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said Act. 


[ F. No. 7/ 8 / 2017- RRB( 7 )] 


SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy. 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 नवम्बर, 2019 


का . आ .4113 ( अ) . - केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क 
की उप -धारा ( 1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
986( अ) 22 फरवरी, 2019 द्वारा बैंक ऑफ़ बड़ौदा और देना बैंक द्वारा प्रायोजित बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और देना 
गुजरात ग्रामीण बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) का बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रायोजन के अधीन एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात 
बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय वडोदरा में होगा , के रूप में समामेलित करने को अधिसूचित किया है । 


अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है बड़ौदा गुजरात ग्रामीणबैंक ( भूतपूर्व) और देना गुजरात ग्रामीण बैंक, जो समामेलन 
के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं , 1 अप्रैल , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की 
धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 

[ फा .सं . 7/ 8/ 2017- आरआरबी( 8 )] 

सुचीन्द्र मिश्र , संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th November, 2019 


S . O . 4113 (E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of 
Financial Services number S . O . 986 ( E ), dated the 22nd February , 2019 issued under sub -section (1 ) of section 23 A of 
the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Baroda 
Gujarat Gramin Bank and Dena Gujarat Gramin Bank (Regional Rural Banks), sponsored by the Bank of Baroda and 
Dena Bank into a single Regional Rural Bank called as the “ Baroda Gujarat Gramin Bank ” with its Head Office at 
Vadodara under the sponsorship of Bank of Baroda . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the CentralGovernment hereby directs that with effect from the 1st April, 2019 , the Baroda Gujarat Gramin Bank 
(erstwhile ) and Dena Gujarat Gramin Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand 
dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said 
Act. 


[ F. No. 7/ 8 / 2017 - RRB( 8 )] 

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 नवम्बर , 2019 
का . आ .4114( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21 ) की धारा 23क 
की उप -धारा (1 ) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
6255 ( अ ) 21 दिसंबर , 2018 द्वारा पंजाब नेशनल बैंक , भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब एवं सिंध बैंक द्वारा प्रायोजित पंजाब 
ग्रामीण बैंक, मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) का पंजाब नेशनल बैंक के प्रायोजन के अधीन 
एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात पंजाब ग्रामीण बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय कपूरथला में होगा, के रूप में समामेलित 
करने को अधिसूचित किया है। 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है पंजाब ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व), मालवा ग्रामीण बैंक और सतलुज ग्रामीण बैंक , जो 
समामेलन के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं , 1 जनवरी , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त 
अधिनियम की धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 

[ फा . सं . 7/ 8/ 2017 - आरआरबी ( 9 )] 


सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2019 
S . O . 4114 ( E ). - Whereas , by notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of 
Financial Services number S . O . 6255 ( E), dated the 21st December , 2018 issued under sub-section ( 1 ) of section 23 A of 
the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Punjab 
Gramin Bank , Malwa Gramin Bank and Sutlej Gramin Bank (Regional Rural Banks ), sponsored by the Punjab National 
Bank , State Bank of India and Punjab & Sind Bank into a single Regional Rural Bank called as the “ Punjab Gramin 
Bank ” with its Head Office at Kapurthala under the sponsorship of Punjab National Bank . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st January , 2019 , the Punjab Gramin Bank 
( erstwhile ), Malwa Gramin Bank and Sutlej Gramin Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , 
shall stand dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 
of the said Act . 

[ F. No.7/8/ 2017- RRB (9) ] 
SUCHINDRA MISRA, Jt . Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 नवम्बर, 2019 


का . आ . 4115 ( अ) . - केन्द्रीय सरकार ने, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23क 
की उप -धारा (1) के अधीन जारी वित्त मंत्रालय , वित्तीय सेवाएं विभाग , भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का . आ . 
985( अ ) 22 फरवरी, 2019 द्वारा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित असम ग्रामीण विकास 
बैंक और लांपी देहांगी ग्रामीण बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ) का युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के प्रायोजन के अधीन एक एकल 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , अर्थात असम ग्रामीण विकास बैंक , जिसका प्रधान कार्यालय गुवाहाटी में होगा , के रूप में समामेलित 
करने को अधिसूचित किया है । 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है असम ग्रामीण विकास बैंक ( भूतपूर्व) और लांपी देहांगी ग्रामीण बैंक, जो समामेलन 
के परिणामस्वरूप कार्य करना बंद कर चुके हैं , 1 अप्रैल , 2019 से विघटित माने जाएंगे और यह निर्देश उक्त अधिनियम की 
धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी , प्रभावी होगा । 


[ फा .सं . 7/8/ 2017- आरआरबी(10)] 

सुचीन्द्र मिश्र , संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th November, 2019 
S . O . 4115 ( E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance , Department of 
Financial Services number S . O . 985 (E ), dated the 22nd February , 2019 issued under sub -section ( 1 ) of section 23 A of 
the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for amalgamation of the Assam 
Gramin Vikash Bank and Langpi Dehangi Rural Bank (Regional Rural Banks ), sponsored by the United Bank of India 
and State Bank of India into a single Regional Rural Bank called as the “ Assam Gramin Vikash Bank ” with its Head 
Office atGuwahati under the sponsorship of United Bank of India . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 23D of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the Central Government hereby directs that with effect from the 1st April, 2019 , the Assam Gramin Vikash Bank 
(erstwhile ) and Langpi Dehangi Rural Bank , which by reason of amalgamation have ceased to function , shall stand 
dissolved and this direction shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in section 26 of the said 
Act. 


[ F. No. 7/ 8/ 2017 - RRB( 10)] 
SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


MANOJ 
KUMAR 
VERMA 


Digitally signed 
by MANOJ 
KUMAR VERMA 
Date: 2019.11.15 
22:10:07 + 05 30 


